निबंधन संख्या पी0टी0-40 





wera जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 





46 पौष 4942 (श0०) 
(सं० पटना 47) पटना, बुधवार, 6 जनवरी 2027 





TA WEI-53 Wo Ao-0/2020-2444 /faoo 
बिहार विधान सभा सचिवालय 





प्रेषक , 

पवन कुमार सिन्हा, 

उप सचिव, 

बिहार विधान सभा, पटना । 
सेवा में, 


माननीय सदस्यगण, 
प्राककलन समिति, बिहार विधान सभा, पटना । 
पटना, दिनांक- 3] दिसम्बर, 2020 ई0। 
विषयः- बिहार विधन सभा की प्राक्कलन समिति का (वर्ष-2020-24 एवं 2024-22, दिनांक- 34 मार्च, 2022 
तक) विभिन्‍न उप समितियों में गठन एवं उनके अधीन विभागों का आवंटन । 
महोदय, 





निदेशानुसार सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-242, दिनांक-4.2.2020 के क्रम में सूचित करना 
है कि बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की दिनांक-24.2.2020 को 02:00 बजे अप० की बैठक में माननीय 
सभापति, प्राक्कलन समिति ने विभागीय प्राक्कलनों की जॉच एवं सम्परीक्षण हेतु विभिन्‍न उप समिति एवं कार्यान्वयन समिति 
का गठन एवं उनके अधीन विभागों का आवंटन निम्न प्रकार से किए हैं:- 





उप समिति- 
L. श्री नन्‍्द्‌ किशोर यादव, सग्बिग्स० सभापति 
2. श्री अशोक कुमार सिंह, सग्विग्स० संयोजक, 
3. श्री विजय कुमार मंडल, सण०्विग्स० सदस्य, 
4. श्री सुधांशु शेखर, स०्वि०ग्स० सदस्य, 
5. श्रीमती गायत्री देवी, स०्विग्स० सदस्य । 


2 


बिहार गजट (असाधारण), 6 steragt 202 





विभाग:- ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, लघु जल संसाधन, गृह, सूचना एवं प्रावैधिकी, परिवहन, 
सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, संसदीय कार्य, श्रम संसाधन, 


किए हे की हल है 


विभाग:- 


Aw fF Ye PP 


कला संस्कृति एवं युवा एवं योजना एवं विकास विभाग । 
उप समिति-२ 


श्री नन्द्‌ किशोर यादव, 
श्री समीर कुमार महासेठ, 
श्री संजीव चौरसिया, 

श्री अनिल कुमार, 

श्री बागी कुमार वर्मा, 


सण्विग्स० 
सण्विग्स० 
सण्विग्स० 
सण्विग्स० 
सण्विग्स० 


सभापति 
संयोजक, 
सदस्य, 
सदस्य, 
सदस्य । 


पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य, वाणिज्य कर, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण वन एवं 


जलवायु परिवर्त्तन, खान एवं भूतत्व, कृषि, गन्ना उद्योग एवं शिक्षा विभाग | 
उप समिति-3 


श्री नन्द्‌ किशोर यादव, 
श्री निरंजन कुमार मेहता, 
श्री विजेन्द्र चौधरी, 


Yo fa oo 
Yo fa oo 
Yo fa oo 


श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह, स०वि०्स० 


श्रीमती रश्मि वर्मा, 
श्री राकेश कुमार रौशन, 


Yo fa oo 
सग्विग्स० 


सभापति 
संयोजक, 
सदस्य, 
सदस्य, 
सदस्य, 
सदस्य । 


विभागः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, भवन निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, पशु एवं मत्स्य संसाधन, उद्योग, 
समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, मंत्रिमंडल 
सचिवालय, अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, विधि, जल संसाधन एवं 





निगरानी विभाग । 
कार्यान्वयन समिति 

L. श्री नन्द्‌ किशोर यादव, सण०्विग्स० सभापति 
2. श्री अशोक कुमार सिंह, सण०्विग्स० संयोजक, उप समिति-] 
3. श्री समीर कुमार महासेठ, स०्विग्स० संयोजक, उप समिति-2 
4. श्री निरंजन कुमार मेहता, सण०्विग्स० संयोजक, उप समिति-3 

प्रतिवेदनों में अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का कार्य । 

'विश्वासभाजन 


पवन कुमार सिन्हा, 
उप-सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 77-577+30-Stortoto| 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


